PART ID 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 20 , 2005 ( AGHN. 29 , 1927 SAKA) 


939 


लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग 


दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 


संख्या 1/5/8/2005-1पी ० पी ०.-- हरियाणा के राज्यपाल की संस्वीकृति से सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा का इसके वर्तमान अमले / 
पदों, कार्यक्रमों, योजना , परिसम्पत्तियों और देनदारियों सहित निम्न नियमों और शर्तों पर लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा में विलय किया जाता 
है 


है 


. 


( क ) इन दोनों विभागों का विलय करके एक विभाग बनाया जाये जिसका नाम लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग रखा जाये 

और इसका एक विभागाध्यक्ष अर्थात् निदेशक , लोक सम्पर्क हो । 
( ख) सांस्कृतिक कार्य विभाग की सभी परिसम्पत्तियां और देनदारियां लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को हस्तांतरित की जायेंगी । 
(ग ) सांस्कृतिक कार्य विभाग में स्वीकृत और भरे हुए सभी पदों को डिमनिसिंग कैडर में परिवर्तित समझा जायेगा, जिसके अनुसार 

सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण कोई भी पद जैसे और जब खाली होता है, उसे समाप्त कर दिया जायेगा । ये पद साथ 

साथ ही लोक सम्पर्क विभाग में सृजित किये जायेंगे । 
( घ) सांस्कृतिक कार्यविभाग में सभी रिक्त पदों को समाप्त किया जायेगा और इन पदों को लोक सम्पर्क विभाग में सृजित किया 

जायेगा । 
( ङ) सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियम, यदि कोई हैं , तो वे इन सात पदों के समाप्त होने तक इन पदों पर लागू होंगे। 


स 


. 


संजय कोठारी. 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्यविभाग । 


PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 


The 6th December, 2005 


No. 1/53/ 2005-1PP .--- The Governor of Haryana is pleased to merge the Cultural Affairs Department,Haryana 
alongwith its existing staff/posts , programmes, schemes, assets and liabilities with the Public Relations Department, 
Haryana on the following terms and conditions : 


(a) That both these departments be merged into one department under one head of department i.e. Director, 

Public Relations with name as " Department of Public Relations and Cultural Affairs, Haryana." 


(b) All the assets and liabilities of Cultural Affairs Department will be transferred to Public Relations 

Department,Haryana . 


(c) All the sanctioned and filled up posts in the CulturalAffairs Department will be treated in the diminishing 

cadre which means that as and when the post(s) becomes vacant, due to retirement/ promotion it will be 
abolished . These posts will be simultaneously created in the Public Relations Department. 


(d ) All the vacant posts will be abolished in the Cultural Affairs Department and created in the Public 

Relations Department . 


(e) The rules of Cultural Affairs Department, if any , shall be applicable to the seven posts till they are 

abolished . 


SANJAY KOTHARI , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

GovernmentHaryana , 
Public Relations and Cultural Affairs Department. 


